PART I ] 


HARYANA GOVT. GAZ., AUG . 26, 2003 ( BHDR. 4, 1925 SAKA ) 


501 


नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग 


दिनांक 18 अगस्त, 2003 


- 


, 


- 


संख्या सी. सी. पी. ( एन. सी . आर. )/ 2003/ वाई. एन.-IV/1791.- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास 
निर्बन्धन अधिनियम , 1963 ( 1963 का अधिनियम 41), की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड ( ख), द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त 
उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट तथा 
इससे संलग्न योजना में दर्शाए गये गांव काठगढ़, जिला यमुनानगर में तीर्थ अदबद्री के इर्द-गिर्द के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए 
नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं , अर्थात् 

अनुसूची 
गांव काठगढ़, जिला यमुनानगर में तीर्थ अदबद्री के इर्द-गिर्द के नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची ड्राईंग संख्या डी 0 टी 0 पी 0 (वाई) 
140 , दिनांक 3 दिसम्बर , 2002 के साथ पढ़ी जाए | 
उत्तर 

बिन्दु “ए ” से आरम्भ करते हुए जहां गांव-पानीवाला, हदबस्त संख्या 39 की राजस्व सम्पदा, गांव- काठगढ़ , 
हदबस्त संख्या 37 की राजस्व सम्पदा, तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सीमा मिलती है । तत्पश्चात् पूर्व दिशा की ओर हिमाचल प्रदेश की राज्य 
सीमा के साथ बिन्दु “ बी ” तक जहां गांव- काठगढ़, हदबस्त संख्या 37, की आयत संख्या 19 की पूर्वी सीमा हिमाचल प्रदेश की राज्य सीमा के साथ 
मिलती है । 

तत्पश्चात् बिन्दु “ बी ” से दक्षिण की ओर गांव- काठगढ़, हदबस्त संख्या 37 की आयत संख्या 19 की पूर्वी सीमा के तथा 
गांव- रामपुर गैंडा, हदबस्त संख्या 36 की आयत संख्या 1, 5, 6, 12 तथा 14 की पूर्वी सीमा के साथ बिन्दु " सी " तक, जहां गांव- रामपुर गैंडा, 
हदबस्त संख्या 36 की आयत संख्या 14, 21, 20 तथा 15 की सीमाएं मिलती हैं । 

दक्षिण : -- तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव- रामपुर गैंडा, हदबस्त संख्या 36 की आयत संख्या 14 की दक्षिण सीमा, आयत संख्या 22 की 
पूर्वी एवं दक्षिण सीमा, गांव- काठगढ़, हदबस्त संख्या 37 की आयत संख्या 50 की दक्षिण सीमा, आयत संख्या 61 की पूर्वी और दक्षिणी सीमा के 
साथ तथा गांव - काठगढ़, हदबस्त संख्या 37 की ही आयत संख्या 60 की दक्षिणी सीमा के साथ बिन्दु “ डी ” तक जो कि गांव- काठगढ़, हदबस्त 
संख्या 37 की आयत संख्या 60 के किला संख्या 24 का दक्षिणी- पश्चिमी कोना है । तत्पश्चात् गांव - काठगढ़, हदबस्त संख्या 37 की आयत 
संख्या 60 के किला संख्या 24 की पश्चिमी सीमा, आयत संख्या 60 के किला संख्या 18, 19, 20 की दक्षिणी सीमा और आयत संख्या 60 के 
किला संख्या 21 की पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दु “ई” तक जो कि गांव- काठगढ़, हदबस्त संख्या 37 की आयत संख्या 59 का दक्षिणी पूर्वी कोना 
है । तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव- काठगढ़, हदबस्त संख्या 37 की ही आयत संख्या 59, 58 की दक्षिणी सीमा के साथ बिन्दु “एफ " तक जहां 
गांव- उत्तनवाला, हदबस्त संख्या 38 के राजस्व रास्ते की पूर्वी सीमा को गांव- काठगढ़, हदबस्त संख्या 37 की आयत संख्या 58 की दक्षिणी सीमा 
मिलती है । 

पश्चिम : - उसके बाद पश्चिम की ओर गांव-उत्तमवाला, हदबस्त संख्या 38, के राजस्व रास्ते की पूर्वी सीमा के साथ- साथ पश्चिम की 
ओर बिन्दु “ जी " तक जहां गांव- काठगढ़, हदबस्त संख्या 37 की आयत संख्या 58 की पश्चिमी सीमा उपरोक्त राजस्व रास्ते से मिलती है । उसके 
बाद उत्तर की ओर गांव- काठगढ़ , हदबस्त संख्या 37 की आयत संख्या 58, 54 की. पश्चिमी सीमा, आयत संख्या 43 की दक्षिणी और पश्चिमी 
सीमा तथा आयत संख्या 41 की दक्षिणी सीमा के साथ बिन्दु “एच " तक जहां गांव-काठगढ़ हदबस्त संख्या 37 की आयत संख्या 41 की दक्षिणी 
सीमा गांव- पानीवाला, हदबस्त संख्या 39 की राजस्व सीमा से मिलती है । उसके बाद उत्तर की ओर गांव- काठगढ़, हदबस्त संख्या 37 की राजस्व 
सीमा के साथ बिन्दु "ए " तक अर्थात् आरम्भ के बिन्दु तक । 


. 


भास्कर चटर्जी, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग । 


- 


.... 


502 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 26 , 2003 (BHDR . 4 , 1925 SAKA) 


[ PART I 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 


The 18th August , 2003 


No. CCP (NCR ) /2003/YN-IV/1791.-In exercise of the powers conferred by clause (b ) of Sub - section (1) of 
Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963, 
( Act 41 of 1963 ), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the 
area, around Tirath Ad - Badri in Villae- Kathgarh , District- Yamuna Nagar as specified in the Schedule given below and 
shown in the plan appended hereto , to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely 


Schedule 


Schedule ofboundaries of the controlled area around Tirath Ad-Badri, Village Kathgarh , District- Yamuna Nagar 
be read with Drawing No. DTP ( Y ) 140 , dated the 3rd December, 2002 


North : - Starting from Point ‘ A ’which is the meeting point of revenue boundary of Village Paniwala ,Hadbast 
No.39 , Village Kathgarh , HadbastNo. 37 and the state boundary of Himachal Pradesh . Thence moving earstwards along 
the state boundary of Himachal Pradesh till the point B , where the Eastern boundary of rectangle No. 19 of Village 
Kathgarh ,Hadbast No. 37, meets the state boundary of Himachal Pradesh . 


East : 


Thence moving in Southern direction along the Eastern boundary of rectangle No. 19 of Village 
Kathgarh , Hadbast No. 37 and Eastern boundary of rectangle No. 1, 5 , 6 , 12 and 14 of Village Rampur Gainda, 
Hadbast No. 36 up to point C which is themeeting point of rectangle No. 14 , 21, 20 and 15 of Village Rampur Gainda 


Hadbast No. 36 . 


South : - Thence moving in Western direction along the Southern boundary of rectangle No. 14 , Eastern and 
Southern boundary of rectangle No. 22 of Village Rampur Gainda, Hadbast No. 36 , Southern boundary of rectangle No. 
50 of Village Kathgarh , Hadbast No. 37 , Eastern and Southern boundary of rectangle No. 61 of Village Kathgarh , 
Hadbast No. 37. Thence further along the Southern boundary of rectangle No. 60 of Village Kathgarh , Hadbast No. 37 
upto Point D which is the South -West corner of Killa No. 24 of rectangle No. 60 of Village Kathgarh , HadbastNo.37, 
thence along the Western boundary of rectangle No. 60/24 , Southern Boundary of rectangle No. 60/18, 60/19 , 60/20, 
and Western boundary of rectangle No.60/21 of Village Kathgarh , Hadbast No. 37 upto point E ,which is the South 
East Corner of rectangle No. 59 of Village Kathgarh ,HadbastNo. 37. Thence towards West along the Southern Boundary 
of rectangle No. 59,58 of Village Kathgarh ,Hadbast No. 37, upto point ‘F ’, where the Southern boundary of rectangle 
No. 58 of Village Kathgarh , Hadbast No. 37 meets the Eastern side of revenue Rasta of Village Uttamwala , Hadbast No. 


38 . 


West : -- Thence towards West along Eastern boundary of revenue Rasta of Village Uttamwala , Hadbast No. 38 , 
upto point G , where Western boundary of rectangle No. 58 of Village Kathgarh , Hadbast No. 37 meets this Revenue 
Rasta . Thence towards North along the Western Boundary of rectangle No. 58 , 54 , Southern and Western bounday of 
rectangle No. 43 and Southern boundary of rectangle No. 41 of Village Kathgarh , Hadbast No. 37 upto Point H ’, where 
the Southern boundary of rectangle No. 41, Village Kathgarh , Hadbast No. 37 meets the revenue boundary of Village 
Paniwala, Hadbast No. 39. Thence towards North along the revenue boundary of Village Kathgarh , HadbastNo. 37 upto 
point ‘ A ’, which the point of start. 


BHASKAR CHATTERJEE , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana , 
Town and Country Planning Department. 


